रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


ANS 
. 


4E 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 19 , 2016 / आश्विन 27 , 1938 
NEW DELHI,WEDNESDAY, OCTOBER 19 , 2016 /ASVINA 27 , 1938 


सं . 2509 ] 
No. 2509] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2016 


का. आ . 3243( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 207 ( अ), तारीख 21 जनवरी, 2016, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के गीर सोमनाथ जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 8ई के 232. 200 कि . मी . से 263.000 कि . मी . ( गीर - सोमनाथ सेक्शन का हिस्सा) तक के भूखण्ड के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

__ और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24 फरवरी, 2016 
को "दिव्यभास्कर " और " टाइम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
उघ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


4907 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


अनुसूची 


भुमि की 


( 5 ) 


खेती 


42 


गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के 232.200 कि . मी . से 263.000 कि . मी . तक ( गीर - सोमनाथ सेक्शन का हिस्सा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित 

अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
सर्वे सं . 

। 
क्रम जिले तालुका 

3 ए मे 
गाँव का 

भुमि का 

। क्षेत्रफल 
अधिसूचित | जेऐमस के | 
संख्या का नाम | का नाम नाम 

भूस्वामियों / हितबद्ध व्यकित का नाम 
प्रकार 
किए 

प्रकृति ( हेक्टेयर में ) 
अनुसार 

अनुसार 
___ ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) ( 4 ) 

( 6 ) | ( 7) ( 8 ) 
गीर ( 1 ) ( 1 ) 

सरमनभाई मेरामनभाई सोलंकी 
सोमनाथ सुत्रापाडा सुंदरपरा 

रानाभाई मेरामनभाई सोलंकी 
40 / P3 40 / P3 /P1 निजी 

0. 4258 

मेनसीभाई मेरामनभाई सोलंकी 

मेरामनभाई की धर्मपत्नी अजाईबेन 
40/ P1 40 / P1/ P1 निजी खेती 0 . 2711 रैया कालाभाई राम 

जयेशभाई लखमनभाई सोलंकी 
40 / P2 40/ P2 / P1 निजी खेती 0 .3569 भावेशभाई लखमनभाई सोलंकी 

भारतीबेन लखमनभाई सोलंकी 
42/ P1 निजी खेती 0. 3679 देवायतभाई अरजनभाई सोलंकी 

विधवा मनीबेन नारणभाई परमार 
44 / P1 

रणजीतभाई नारणभाई परमार 
44/ P1 / P1 निजी 

0.1495 

प्रदीपभाई नारणभाई परमार 

प्रांचीताबेन नारणभाई परमार 
| 44 / P2 | 44 / P2 / P1 | निजी 

0 .1332 मनीबेन नारणभाई परमार 
25 / P2 | 25 / P2/ P1 | निजी | खेती | 0 .1651 सवदासभाई खीमाभाई सभाड 

विधवा मलुबेन नारणभाई सभाड 
मेपाभाई नारणभाई सभाड 
हमीरभाई नारणभाई सभाड 

देवातभाई नारणभाई सभाड 
25 / P1 25 / P1/ P1 | निजी खेती 0 .1138 धानाभाई नारणभाई सभाड 

जोधाभाई नारणभाई सभाड 
रामभाई नारणभाई सभाड 
करशनभाई नारणभाई सभाड 

मणीबेन नारणभाई सभाड 
25 / P3 | 25 / P3 / P1 निजी खेती 0 .1307 मुलाभाई खीमाभाई साभड 

प्रतापभाई नारणभाई बारडनथुभाई नारणभाई 
24/ P1 24/ P1/ P1 निजी खेती 0 . 2128 बारडनाथीबेन नारणभाई बारडहमीरभाई 

नारणभाई बारड 
83/ P3 | 83 / P3 / P1 निजी खेती 0 . 1704 डायाभाई भीखाभाई चावडा 
83/ P1 83/ P1/ P1 निजी खेती 0 .1634 नारणभाई भीखाभाई चावडा 
83/ P2 . 83/ P2/ P1 निजी खेती 0 . 1643 रामसिंगभाई भीखाभाई चावडा 
84/ P2 | 84/ P2 / P1 निजी 

0 . 1290 मालाभाई मांडाभाई खुटड 
84 / P1 | 84/ P1/ P1 | निजी 

| 0 .1684 | पांचाभाई मांडाभाई खुटड 
कुल योग 

3. 1223 । 


खेती 
खेती 


[ फा . सं. भाराराप्रा / 11011 / गुजरात / राजकोट / एलए ] 

राजेश गुप्ता, उप – सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th October , 2016 
S . O . 3243 ( E ) . — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 207 (E ), dated the 21st January 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , 
Section 3 , Sub- section ( ii ) issued under Sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning , etc.), maintenance, management and 
operation of National Highway No.8E on the stretch of land from km 232 .200 to km 263.000 (Part of Gir - Somnath 
Section ) in the District Gir - Somnath , in the State of Gujarat . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Divyabhaskar ” and “ Times of 
India ” both dated 24 .02. 2016 under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person , by the competent authority ; 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas, in pursuance of sub section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by Sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose . 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


No. 


(9 ) 


( 1) 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 
232.200 to km 263.000 (Part of Gir - Somnath section ) of National Highway No.-8E in the State of Gujarat. 

Survey Number 
Name of Name of 

Name of the 
As 

Type of Nature of Area (in Name of the land owner / 
the the Village As per land 

land 
notifie 
district 

Hectares.) 
taluka 

Interested person 
JMS 

d in 3A 
( 1) (2 ) (3) L (4 ) 

(5) 

(6 (7) 8 
Gir - ( 1) 

Sarmanbhai Meramanbhai 
Somnath | Sutrapada Sundarpara 

Solanki 
RanabhaiMeramanbhai 

Solanki 
40 /P3 40 /P3 /P1 Private gricultural 0 .4258 

MensibhaiMeramanbhai 
Solanki 
Ajaiben Wife of 

Meramanbhai 
40/P1 | 40/P1/P1 Private Agricultural 0 .2711 Raiya Kalabhai Ram 

Jayeshbhai Lakhmanbhai 
Solanki 

Bhaveshbhai Lakhmanbhai 
40 /P2 40/P2/P1 | Private | Agricultural | 0 .3569 

Solanki 
Bhartiben Lakhmanbhai 
Solanki 


42 


42/P1 


Private 


Agricultural 


0.3679 


Devayatbhai Arjanbhai 
Solanki 


44 /P1 


44 /P1/P1 


Private 


Agricultural 


0 . 1495 


Widow Maniben Naranbhai 
Parmar 
Ranjitbhai Naranbhai 
Parmar 
Pradipbhai Naranbhai 
Parmar 
Prachitaben Naranbhai 
Parmar 


44 /P2 


44 /P2/P1 


Private 


Agricultural 


0 .1332 


Maniben Narnabhai Parmar 


25 /P2 


25 /P2/P1 


Private 


Agricultural 


0 . 1651 


Savdasbhai Khimabhai 
Sabhad 


25 /P1 


25 /P1/P1 | Private 


Agricultural 


0 . 1138 


Widow Maluben Naranbhai 
Sabhad 
Mepabhai Narnabhai 
Sabhad 
Hamirbhai Naranbhai 
Sabhad 
Devatbhai Naranbhai 
Sabhad 
Dhanabhai Naranbhai 
Sabhad 
Jodhabhai Naranbhai 
Sabhad 
Ramabhai Naranbhai 
Sabhad 
Karshanbhai Naranbhai 
Sabhad 
Maniben Naranbhai Sabhad 


25 /P3 


0 . 1307 


Private 


25 /P3/P1 


Agricultural 


Mulabhai Khimabhai 
Sabhad 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


24 /P1 


24 /P1/P1 


Private 


Agricultural 


0 .2128 


Parbatbhai Naranbhai Barad 
Nathubahi Naranbhai Barad 
Nathiben Naranbhai Barad 
Hamribhai Naranbhai Barad 
Dayabhai Bhikhabhai 
Chavda 


83/P3 


83 /P3/P1 


Private 


Agricultural 


0 . 1704 


83/P1 


83 / P1 /P1 


Private 


Agricultural 


0 . 1634 


Naranbhai Bhikhabhai 
Chavda 


83 /P2 


83 / P2 /P1 


Private 


Agricultural 


0 . 1643 


Ramsingbhai Bhikhabhai 
Chavda 


84 /P2 


84/ P2 /P1 


Private 


Agricultural 


0.1290 


Malabhai Mandabhai 
Khutad 


84 /P1 


84 /P1/P1 


Private 


Agricultural 


0.1684 


Panchabhai Mandabhai 
Khutad 


Total 


3. 1223 


[ F. No. NHA /11111/ Gujarat/ Rajkot/LA] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

HARINDRA 

Digitally signed by 
HARINDRA KUMAR 

Date : 2016 .10 .21 13 :23:40 
KUMAR 


KUMARRA e 


dintorni 


+ 05 30 


